निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेद जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 99 ) 


___ 18 माघ 1938 ( श0 ) 
पटना , मंगलवार , 7 फरवरी 2017 


सं0 ( ग्रा0वि0 - 14( को०) सु0 -04/ 2016 ) 298853/ ग्रा0वि0 

ग्रामीण विकास विभाग 


संकल्प 

2 फरवरी 2017 
श्री गोपाल कृष्णन , तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी- सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी , किशनपुर 
( सुपौल ) के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक - 10852 दिनांक 16.08. 2016 द्वारा समीक्षात्मक बैठक 
में भाग नहीं लेने, सरकारी कार्यों के निष्पादन में लापरवाही बरतने, सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना 
योजना की राशि का विचलन, अनियमित क्रय एवं भुगतान करने, बाढ़ राहत कार्यों में शिथिलता बरतने, 
विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को ससमय उपलब्ध नहीं कराने , नियंत्री 
पदाधिकारी को संसूचित किये बिना सीधे व्यवहार न्यायालय में परिवाद दायर करने एवं समर्पित स्पष्टीकरण 
की भाषा अशोभनीय तथा अमर्यादित होने आदि के लिए आरोप प्रपत्र क गठित कर उन्हें निलम्बित कर 
विभागीय कार्यवाही 

2 ) श्री कृष्णन से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । श्री कृष्णन द्वारा समर्पित 
स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरान्त आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण को 
असंतोषजनक पाते हुए प्राप्त आरोपों की जाँच बृहद रूप में किये जाने एवं उनके कृत्य को बिहार सरकारी 
सेवा आचार नियमावली के विपरीत पाते हुए उन्हें निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का 
निर्णय लिया गया । 

____ 3) तआलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली- 2005 के 
नियम - 17(2 ) के तहत् इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अनुराग कौशल सिंह, विशेष कार्य 
पदाधिकारी , ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री सुनील कुमार सिन्हा, 
प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 14, बिहार , पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 फरवरी 2017 
4 ) श्री गोपाल कृष्णन, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनपुर, सुपौल सम्प्रति निलम्बित से 
यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु 15 दिनों के अन्दर या जैसा 
संचालन पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे । 
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

महेन्द भगत , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 99- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


